रजिस्ट्री स. डी एलए - 33004 /99 


REGD NO . D _ L -33004/99 


. 


समयमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


ग 


Wise 


. . . 


. . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART TI - Section 3 - Sub -section (1) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

VERIER LE 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 12, 2001 / माघ 23 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 12 , 2001/MAGHA 23 , 1922 


C 


. 


. 


4 


- -- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - 


स . 67 ] 
No. 671 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


35 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


भारतीय रिजर्व बैंक 
( विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ) 

अधिसूचना 

मुम्बई, 17 नवम्बर, 2000 
विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता ) ( द्वितीय संशोधन ) विनियमावली, 2000 

सा . का . नि . 89( अ ). - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 ( 1999 का 42 ) की धारा 9 के खण्ड ( बी ) और धारा 47 की उपधारा 
( 2 ) के खण्ड ( ई ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 को उसकी अधिसूचना सं. फेमा 10/2000 आरबी के आंशिक 
मशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता ) विनियमावली, 2000 में संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 
(1 ) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता ) विनियमावली, 2000 ( द्वितीय 

संशोधन ) कहा जाएगा । 
( 1 ) ये तत्काल लागू होंगे । 
2. विनियमावली और अनुसूची में संशोधन 

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में निषामी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता ) विनियमावली, 2000 ( इसके पश्चात् उक्त विनियमों के 
रूप में उल्लिखित ) में 
( क ) विनियम 9 में परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा, 

" खशर्ते विनियम 4 में उल्लिखित ईईएफसी खाता केवल बिना ब्याज के चालू खाता के रूप में खोला, धारण अथवा बनाये रखा जाना 

चाहिए । " 
( ख ) उक्त विनियाषली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा ( 1 ) में क्रमश: " 35 प्रतिशत तक " और " 25 प्रतिशत तक " शब्दों के लिए 
" 70 प्रतिशत तक " और " 50 प्रतिशत तक " शब्दों को प्रतिस्थापित किये जायें । 

[ अधिसूचना सं. फेमा 30/ 2000 - आरबी ] 

डी . पी सारडा, कार्यपालक निदेशक 


419 ( 11/ 2001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec. 3 (1)] 

RESERVE BANK OF INDIA 
(Exchange Control Department) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 17th November, 2000 
Foreign Exchange Management ( Foreign Currency Accounts by a Peryon Resident in India ) 

(Second Amendment) Regulations, 2000 
G . S . R 89 ( E ).--- In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Section 9 and clause (e ) of Sub -section (2 ) 
of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ), and in partial modificaticn of its notification 
No FEMA10 /2000 -RB dated 3rd May, 2000 , the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the 
Forcign Exchange Management ( Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India ) Regulations, 2000 , namely : 
1. Short title and commencement 

(1) These Regulationsmay be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person 

Resident in India ) ( Second Amendment) Regulations, 2000 . 
( 11) They shall come into force with immediate effect. 
2 . Amendment of the Regulations and the Schedule 

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India ), Regulations, 
2000 (hereinafter referred to as " the said Regulations" ) , 

(a ) in Regulation 9, for the proviso , the following proviso shall be substituted , namely --- 

" Provided that the EEFC Account referred to in Regulation 4 , shall be opened , held or maintained in the form 

of a non - interest bearing current account only;" 
(b ) in the Schedule to the said Regulations, in paragraph ( 1), for the words " up to 35 per cent" and " up to 25 per 
cent” , the words " up to 70 per cent" and " up to 50 por cent", shall be substituted . 

[Notification No. FEMA 30 /2000-RB ) 

D . P . SARDA , Executive Director 
अधिसूचना 

, 27 795 , 2000 
PT. T. Fr. 90( 37 ). -- facsit 467 y fuff44 , 1999 ( 1999 T42 ) 7 EIRT 6 STYRT ( 3 ) # YUS ( $ ) ETETT 
47 913TURT ( 2 ) ERT YG PARTIT VITTORE RECIC 3 , 2000 73H EFT # . # 411 4 /2000 BRUTO Tifa Tytut 
करते हुए भारतीय रिपार्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपयों में उधार लेना और उधार देना ) विनियमावली , 2000 में निम्नलिखित संशोधन 
Foto, CRI : 

1. ( i) $ forf 5) foragit talu (79428 # JER A Bit 347 ) ( FEET ) foften24 , 2000 per or 

( 1 ) TIMI 

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपयों में उधार लेना और उधार देना ) विनियमावली, 2000 के विनियम 7 के परंतुक ( डी ) में " अनिवासी 
HIATRI ( TA3T1317 ) " 376 a f641 OTTI 

[ 37 77131/2000 - 37107 ] 

डी. पी . सारडा, कार्यपालक निदेशक 
NOTIFICATION 

Mumbai, the 27th November, 2000 
G .S . R 90 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by clause (e ) of Sub -section (3 ) of Section 6 and Sub 
section ( 2 ) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ), and in partial modification of its 
Notification No. FEMA 4 /2000 -RB dated 3rd May, 2000 , the Reserve Bank of India makes the following amendments in 
The Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 , namely :-- 

1. (1 ) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees ) 

(Amendiment) Regulations, 2000 , 
( 11 ) These shall come into force with iinmcdiatc cffect. 

2 In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 , in Regula 
11ons 7 . in proviso (d ), the words " Non -Resident Ordinary (NRO ) ” shall be deleted . 

Notification No. FEMA 31/2000 -RB ) 
D . P. SARDA , Executive Director 

- - 
Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhu -110064 

kuid Published hy the Controller of Publications, Dellui- 110054 


